रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


॥ 


MERA 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , फरवरी 12 , 2018 /माघ 23 , 1939 
NEW DELHI,MONDAY , FEBRUARY 12, 2018 /MAGHA 23 , 1939 


सं . 553 ] 
No. 553] 


संचार मंत्रालय 

(डाक विभाग) 
(पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 6 फरवरी , 2018 


का . आ. 632(अ). — चूंकि , केन्द्रीय सरकार का मत है कि श्री के. के. शर्मा, पूर्व डाक सहायक , इन्देप्रस्था , वर्तमान डाक 
सहायक निर्माण भवन डाक घर , दिल्ली से सम्बन्धित विभागीय जाँच के लिए उन्हें साक्षी के रूप में बुलाने की आवश्यकता 


है । 


अतः विभागीय जाँच (साक्षियों की उपस्थिति तथा कागजातों के प्रस्तुतीकरण का प्रवर्तन ) अधिनियम , 1972 (1972 
का 18) की धारा 4 की उप -धारा (1 ) द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार इसके द्वारा 
श्री जी . सी . पंत, प्रवर अधीक्षक, नई दिल्ली सेंट्रल डिवीज़न, नई दिल्ली -110001 को जाँच प्राधिकारी के रूप में श्री के . के . 
शर्मा, पूर्व डाक सहायक, इन्देप्रस्था , वर्तमान डाक सहयाक निर्माण भवन डाक घर , दिल्ली के संबंध में उपर्युक्त अधिनियम की 
धारा 5 में विनिर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है । 


[ फा . सं . सतर्कता/ 4- 6/ आई . ओ ./ 2018 ] 
सुजीत कुमार चौधरी, पोस्टमास्टर जनरल ( प्रचालन ) 


829 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


MINISTRY OF COMMUNICATION 

(Department of Posts ) 
(OFFICE OF THE CHIEF POSTMASTER GENERAL) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 6th February, 2018 


S.O . 632(E ). — WHEREAS , the Central Government is of opinion that for the purposes of departmental inquiry 
relating to Shri K .K . Sharma, the then Postal Assistant IPHO , and now Postal Assistant, Nirman Bhawan Post Office , 


Delhi it is necessary to summon as witnesses . 


NOW THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of Section 4 of the Departmental 
Inquires ( Enforcement of Attendance of Witnesses and Production of Documents) Act, 1972 ( 18 of 1972 ), the Central 
Government hereby authorizes Shri G . C . Pant, SSPOs, New Delhi Central Division , New Delhi, as the inquiring 
Authority to exercise the power specified in Section 5 of the said Act to relation to Shri K .K . Sharma, PA , Nirman 
Bhawan Post Office , Delhi. 


[F . No. Vig/4 -6 /IOs/2018 ] 
SUJIT KUMAR CHOWDHURY , Postmaster General (Operations) 


RAKESH 
SUKUL 


Digitally signed by 
RAKESH SUKUL 
Date : 2018 .02. 15 20:22 :49 
+ 05 30 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


